निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 चैत्र 1939 ( श0 ) 
( संo पटना 227) पटना , वृहस्पतिवार , 23 मार्च 2017 


मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

18 जनवरी 2017 
सं0 V / उ0 – 2 - 04 / 2016 – 198 — श्री दिलीप कुमार पाठक, नवप्रोन्नत निरीक्षक उत्पाद को अगले आदेश 
तक निरीक्षक उत्पाद , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / उ0 - 2 - 04 / 2016 - 199 — श्री विनोद कुमार खलीफा, नवप्रोन्नत निरीक्षक उत्पाद को अगले आदेश 
तक निरीक्षक उत्पाद, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 V / उ0 - 2 - 04 / 2016 - 200 — श्री बृजबिहारी सिंह , निरीक्षक उत्पाद (निलंबन मुक्त) को अगले आदेश 
तक निरीक्षक उत्पाद, प0 चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 227 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic. in 


